सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 पौष , 1937 ( श०) 


संख्या 152 राँची, बुधवार , 


30 दिसम्बर , 20 15 ( ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


. . . . . . . . . . 


अधिसूचना 
29 अक्टूबर, 2015 


संख्या- 5 / आरोप-1-3451 20 14 का .. 9455 -- श्री कानुराम नाग, झा०प्र०से०, सम्प्रति . 
निलंबित द्वारा फर्जी अभिलेख के आधार पर अनुसूचित जनजाति अंतर्गत मुण्डा जाति 
( आरक्षित श्रेणी) का प्रमाण पत्र बनवाकर 2nd J. P.S. C. परीक्षा के आधार पर गलत ढंग 
से झा०प्र०से० में नियुक्ति प्राप्त करने संबंधी आरोपों हेतु विभागीय संकल्प संख्या- 7 110 , 
दिनांक 7 अगस्त, 20 15 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । इस निर्णय के 
विरूद्ध श्री नाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय , झारखण्ड में याचिका ( W. P.(S) No. 
3400/ 2015 ) दायर की गयी, जिसमें दिनांक 30 सितम्बर, 2 0 15 को पारित न्यायादेश का 
Operative Part निम्नवत् है. 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार, 30 दिसम्बर , 2015 


" ...the respondents should wait for the opinion of the Caste Scrutiny 
Committee and departmental proceeding initiated against the petitioner should be kept in 
abeyance ." 


उक्त न्यायादेश के अनुपालन में श्री नाग के विरूद्ध विषयगत विभागीय 
कार्यवाही को स्थगित रखा जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

दिलीप तिर्की, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 15 2 – 50 | 


